निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 1 पौष 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1069) पटना , वृहस्पतिवार , 22 दिसम्बर 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 

22 दिसम्बर 2016 
सं0 4 /प्रो0 - 03 - 101 / 2014- 488 -बिहार सचिवालय लिपिकीय नियमावली, 2006 के कंडिका 
12(1 ) एवं ( 2 ) के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ प्रमंडलीय आयुक्त 
कार्यालय / आयोग के नियमित स्थापना में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित निम्नवर्गीय 
लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार 
सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक के पद ( बैण्ड वेतन 5200 - 20200 + ग्रेड पे 2400 ) पर 
सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ - 4 में अंकित विभाग/कार्यालय/ आयोग में 
उच्चवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 


नव पदस्थापित स्थान 


2 


- 


| क्र0 नाम एवं वरीयता क्रं0 

वर्त्तमान पदस्थापन 

3 
| श्रीमती पुनम कुमारी सिन्हा सामान्य प्रशासन विभाग, 
वरीयता क्र0 - 1 

बिहार, पटना 
श्री उज्जवल कुमार सिन्हा सामान्य प्रशासन विभाग, 
वरीयता क्र0 - 2 

बिहार, पटना 
श्री अवधेश कुमार 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 3 

बिहार, पटना 
श्री राकेश कुमार पाल सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 4 

बिहार , पटना 
श्रीमती पुजा कुमारी मिश्रा मगध प्रमंडल, गया 
वरीयता क्र0 - 8 
श्रीमती संध्या सिन्हा 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 9 

बिहार, पटना 
सुश्री देवन्ती कुमारी 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 10 

बिहार , पटना 


सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार, पटना 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार, पटना 
मगध प्रमंडल , गया 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार, पटना 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना 


क्रं0 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 दिसम्बर 2016 
नाम एवं वरीयता क्र0 वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
2 

4 
श्री मेनहाजूल होदा सामान्य प्रशासन विभाग , 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 12 

बिहार, पटना ( प्रतिनियुक्त राज्य | बिहार , पटना ( प्रतिनियुक्त राज्य 
निर्वाचन प्राधिकार ) 

निर्वाचन प्राधिकार ) 
सुश्री मीरा कुमारी सामान्य प्रशासन विभाग , 

सामान्य प्रशासन विभाग, 
वरीयता क्र0 - 14 

बिहार, पटना ( प्रतिनियुक्त एकलव्य | बिहार , पटना ( प्रतिनियुक्त एकलव्य 
निशानेबाजी केन्द्र कल्याण बिगहा , | निशानेबाजी केन्द्र कल्याण बिगहा , 
जिला- नालंदा ) 

जिला - नालंदा) 
श्री सिद्धेश्वर पासवान सामान्य प्रशासन विभाग , 

सामान्य प्रशासन विभाग , 
वरीयता क्र0 - 19 बिहार, पटना 

बिहार, पटना 


9 


10 


2 . उपर्युक्त क्रमांक - 5 से 9 तक में उल्लिखित कर्मियों को विभागीय पत्रांक -1800 दिनांक 09. 06 . 
2011 की कंडिका- 3 ( v ) के आलोक में कालावधि में छूट स्वीकृत करते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर 
प्रोन्नति प्रदान की गयी है । 

3 . प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 

4 . यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 
( सी0 ) संख्या - 29770 / 2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के 
फलाफल से प्रभावित होगा । 

आदेश से , 
विजय मोहन नागपटनी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1069 - 571 + 10 - डी0टी0पी0I 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


